निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना, मगलवार , 12 अगस्त 
पटना , मंगलवार , 12 अगस्त 2014 


( सO पटना 657 ) 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

18 दिसम्बर 2013 
सं० निग / सारा - 4 (पथ ) आरोप - 55 / 09 - 9767 ( s ) _ उत्तर बिहार पथ अंचल मजफ्फरपर के पदस्थापन काल 
में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निविदा पर रोक लगाये जाने के बावजूद निविदा निष्पादित करने के आरोप के लिए 
श्री रघुनन्दन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, पथ अचंल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय 
संकल्प ज्ञापांक - 10749 (एस) अनु० दिनांक 30.09.09 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त , बिहार, पटना के संचालन में 
विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

विभागीय जाँच आयुक्त , बिहार, पटना ने अपने पत्रांक - 344 दिनांक 06.06. 11 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में 
श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने का मंतव्य दिया गया । प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जाँच 
पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री चौधरी को विषयांकित प्रकरण में आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव (निगरानी) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 657 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


